निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1942 ( श ० ) 
( सं ० पटना 573 ) पटना , मंगलवार , 15 सितम्बर 2020 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

21 अगस्त 2020 
सं० 02 / रेगु०-2-800-03 / 2020-884 - बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम -1981 की 
धारा -31 ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , उदय कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार पटना पेराई सत्र 
2020-21 से पेराई सत्र 2024-25 (पाँच वर्षो) के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स तिरूपति सुगर 
लिमिटेड, बगहा पश्चिमी चम्पारण के साथ परम्परागत रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी 
मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष विडियो कॉन्फ्रेसिंग 
( V.C.) के माध्यम से दिनांक -06.08.2020 को सुनवाई की गई । 

विभागीय आदेश संख्या -2305 दिनांक -24.09.2015 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2015-16 से 2019-20 के 
लिए इस चीनी मिल के लिए 295 ग्रामों का परम्परागत् रूप से आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया है । 

आदेश संख्या -1864 दिनांक -19.12.2018 के माध्यम से मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि ० , लौरिया द्वारा 
नामित प ० चम्पारण जिलान्तर्गत 22 ग्रामों में से पेराई सत्र 2018-19 के लिए मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि ० , बगहा को 17 
ग्राम ( योगापट्टी प्रखंड के 12 ग्राम एवं बगहा -1 प्रखंड के 5 ग्राम) एवं मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि ० , लौरिया 
को 5 ग्रामों को अगले आदेश तक आरक्षित किया गया था । 

अपने क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव के संबंध में मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि ० के महाप्रबंधक (ईख) श्री बी . एन . त्रिपाठी 
द्वारा बताया गया कि उनके लिए 295 ग्रामों को परम्परागत् आरक्षित क्षेत्र गठित है । उनके मिल के लिए अपराम्परागत् 
क्षेत्रों में कोई भी ग्राम आरक्षित नहीं है । 

बगहा चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि मिल की पेराई क्षमता 8000 TCD है । वर्तमान पेराई 
सत्र में 10000 TCD की क्षमता विस्तारीकरण हेतु सभी तैयारिया पूरी कर ली गयी है । पेराई सत्र 2020-21 के लिए 
उनके चीनी मिल का Normal Cane Requirement ( NCR ) 104.00 लाख क्विटल निर्धारित हुआ है । उन्होंने 
बताया कि उनके आरक्षित क्षेत्र से पेराई हेतु न्यूनतम आवश्यक गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । उन्होंने यह भी बताया 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


कि अतिवृष्टि जलजमाव एवं बाढ़ के कारण गन्ने की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है । प्रारंभिक ऑकड़ें के अनुसार 
ऊपज में लगभग 20 प्रतिशत तक कमी का अनुमान है । ऐसी स्थिति में अनुमानित 112 क्विटल प्रति एकड़ की सप्लाई 
ऊपज प्राप्त होना संभावित है । जिसके आधार पर आरक्षित क्षेत्र से लगभग 98.48 लाख क्विटल पेराई योग्य गन्ना 
मिलना संभावित है । 

उनके द्वारा उनको पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 295 ग्रामों के अतिरिक्त प ० चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी 
प्रखंड के 12 ग्राम एवं बगहा -1 प्रखंड के 5 ग्राम कुल 17 ग्रामों को उनके पक्ष में पुनः परम्परागत रूप से आरक्षित 
करने की मांग की गई है । 

बगहा चीनी मिल द्वारा किये गये 17 ग्रामों के अतिरिक्त आरक्षण का प्रतिवाद करते हुए लौरिया चीनी मिल के 
प्रबंधक (ईख) श्री अजय तिवारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि प ० चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखंड के 12 ग्राम एवं 
बगहा -1 प्रखंड के 5 ग्राम कुल 17 ग्राम पूर्व में लौरिया को ही आरक्षित था । पेराई सत्र 2017-18 डिफ्यूजर में खराबी 
आ जाने के कारण इकाई को अपना परम्परागत एवं अपरम्परागत रूप से आरक्षित उक्त 17 ग्रामों को बगहा चीनी मिल 
को अगले आदेश के लिए आरक्षित कर दिया गया था । उन्होंने बताया कि अब डिफ्यूजर में कोई खराबी नहीं है और 
इकाई अपनी पूरी क्षमता से पेराई करने में सक्षम है । उन्होंने यह भी बताया गया कि इन प्रस्तावित ग्रामों के कृषकों को 
लौरिया चीनी मिल के निकटता के कारण काफी सुविधा होगी । बगहा चीनी मिल से ये ग्राम काफी दूरी पर है । अतः 
उक्त 17 ग्रामों को पुनः लौरिया चीनी मिल के पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है । 

उपरोक्त के आलोक में तिरूपति सुगर्स लि ० के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि उनके आरक्षित क्षेत्र के 
अतिरिक्त प्रश्नगत् 17 ग्रामों के आवंटन के पश्चात् चीनी मिल द्वारा ईख विकास का कार्य किया गया है तथा कृषकों 
को बीज बदलाव कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नतशील प्रभेदों के गन्ना बीज एवं उर्वरक भी ऋण पर उपलब्ध कराया गया 
है । उक्त आवंटित 17 ग्रामों में आदेशानुसार क्रय केन्द्र स्थापित कर विगत वर्षों से ससमय गन्ना खरीद की जा रही है 
तथा कृषकों के गन्ने का भुगतान भी ससमय कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि बगहा चीनी मिल को विस्तारित 
पेराई क्षमता 10000 TCD के आधार पर निर्धारित कार्य दिवसों में न्यूनतम 160 लाख गन्ने की आवश्यकता होगी , 
जिसकी पूर्ति वर्तमान परम्परागत क्षेत्र से सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है । ऐसी स्थिति में अतिरिक्त क्षेत्र परम्परागत रूप से 
आरक्षित करने की आवश्यकता होगी ताकि न्यूनतम ईख की आवश्यकता की पूर्ति हो सके । 

सुनवाई के दौरान किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से 
अवलोकन किया गया । जिसमें किसानों द्वारा प्रश्नगत् 17 ग्रामों को बगहा चीनी मिल के पक्ष में करने का अनुरोध किया 
गया है । 

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण के सदस्यों द्वारा अपने मंतव्य से दिनांक 13.08.2020 को 
विडियो कॉन्फ्रेसिंग (V.C.) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया एवं यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध 
किया गया । क्षेत्र आरक्षण से संबंधित कार्यालय में संधारित अभिलेखों एवं मय नजरी नक्शा का भी अवलोकन किया 
गया । इस चीनी मिल का पेराई सत्र 2019-20 का दिनांक -13.08.2020 तक ईख मूल्य भुगतान 99.53 प्रतिशत है । 

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और संवद्ध पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि ., 
बगहा, पश्चिम चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2020-21 से पेराई सत्र 2024-25 (पाँच वर्षो) के लिए राज्य के पश्चिम 
चम्पारण जिला अन्तर्गत उनको पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 295 ग्रामों एवं पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखंड 
के 12 ग्राम एवं बगहा -1 प्रखंड के 5 ग्राम कुल 17 ग्राम जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - क , ख एवं ग में 
दर्शित है , को परम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है । 
लेखापित एवं शुद्धित 

आदेश से , 
उदय कुमार सिंह, 

उदय कुमार सिंह , 
ईखायुक्त । 

ईखायुक्त । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 

3 
परिशिष्ट क 
पेराई सत्र 2020-21 से पेराई सत्र 2024-25 के लिए तिरूपति सुगर लिमिटेड, बगहा पश्चिमी चम्पारण के परम्परागत 

रूप से आरक्षित 246 ग्रामों की सूची । 
क्र ० सं ० जिला का नाम 

प्रखण्ड ग्राम का नाम 

राजस्व थाना संख्या 
1 पश्चिमी चम्पारण 

बगहा काला पानी 

1 
2 

भैंसा लोटन 

2 
3 

ठाढी 

3 
4 

पिपरा 

4 
5 

कोतराहा 

5 
6 

रमपुरवा 

6 
7 

लक्षमीपुर 

7 
8 

दरूआवारी 

8 
9 

सतपुर 

9 
10 

सोहरिया 

10 
11 

परसौनी (भेड़िहारी ) 

11 
12 

वलगंगवा 

12 
13 

झरहरवा 

13 
14 

शिवनाहा 

14 
15 

चम्पापुर 

15 
16 

नारायणपुर 

16 
17 

गोनौली 

17 
18 

मलकौंली 

18 
19 

गोरार 

19 
20 

सेखुअनवा 

20 
21 

पिपरा 

21 
22 

सोनगढ़वा 

22 
23 

दरदरी 

23 
24 

मिश्रौलिया 

24 
25 

कोतराहा 
26 

नौरंगिया 

26 
27 

केरई 

27 
वेरई 

28 
29 

धुरौली 

29 
30 

अमहट 

30 
31 

मोहना 

31 
32 

मटियरिया 

32 
33 

अमवा कोटैया 

33 
34 

कटहरवा 

34 
देवताहा 

35 
36 

महुआवा 

36 
37 

बनकटवा 

37 
38 

सेमरा घुसुकपुर 

38 
39 

हरनाटाड़ 
40 

महदेवा 

40 
41 

बैरियाकाला 

41 
42 

बेरिया खुर्द 

42 
43 

छतरौल 

43 
44 

गरकट्टी 

44 
45 

जरार 

45 
सिंगाही 

46 
47 

बलुआ 

47 
48 

बिहार 

48 


25 


28 


35 


39 


46 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


राजस्व थाना संख्या 


क्र ० सं ० 

49 


49 


50 


50 


51 


51 


52 


53 


53 


54 


54 


55 


55 


56 


56 


57 


57 


58 


58 


59 


59 


60 


60 


61 


61 


62 


63 


62 
63 


64 


64 


65 


65 


66 
67 


66 


67 


68 


68 


69 


69 


70 


70 


71 


71 


72 


72 


73 


73 


74 


ग्राम का नाम 

बेलहवा 
पचरूखा 
मदनपुर 
रामपुरवा 

रामपुर 
नन्हकार रामपुर 

जमुनापुर 
पिपरा धिरौली 

चेगवन 
बिनवलिया 

दुधौरा 
करमाहा 
पठसरा 
बुधसर 

सिधांव 
नारायण गढ़ 
बहुरवा 
गंधरिया 
वैरियाडीह 
मझौवा 
वकुली 
खमौरा 
बरवाखुर्द 
मिसरौली 
देवरिया 
भरछी 
खजुरिया 
अमोलवा 
पाड़रखाप 
बरवाकाला 
तरूअनवा 
कुनाई लक्षमीपुर 

भेलाही 
मैनाहा मठिया 

जिमरी 
नौतनवा 
टिकुलिया 
नौतनवा ( छोटकी) 
परोरहा 

बरवा 
चरहिया 
हथिअनवा 
ढोलबजवा 
गंगवलिया 
डढीया 
सौराहा 
केराई बेरई 
मरजादपुर 
रतनपुरवा 
लक्षमीपुर 
कटहा हसनपुर 


75 


74 
75 


76 


76 


77 


77 


78 


78 


79 


79 


80 


80 


81 


81 


82 


82 


83 


83 


84 


84 


85 


85 


86 


86 


87 


87 


88 


88 


89 


89 


90 


90 


91 


91 


92 


92 


93 


93 


94 


94 


95 


95 


96 


96 


97 


97 


98 


98 


99 


99 


100 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


5 


क्र ० सं ० 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


ग्राम का नाम 
बैरागी सोनवरसा 

सेरहवा 


राजस्व थाना संख्या 

104 


100 


101 


105 


102 


बरवा फारम 


118 


103 


सिरजी ब्रह्मपुर 


119 


104 


120 


105 


121 


106 


122 


107 


123 


108 


124 


109 


125 


110 


126 


111 


127 


112 


128 


113 


129 


114 


130 


115 


131 


116 


132 


117 


133 


118 


134 


119 


135 


120 


136 


121 


137 


122 


138 


123 


139 


124 


140 


125 


141 


126 


142 


127 


भरबलिया 

सवना 
रमवलिया 
पैकवलिया 
धकधहिया 
कठकूईयाँ 
मेडरौल 

सेमरा 
खुरहुरिया 
पंचगांवा 
झनकौल 
टरवलिया 
हरका 
सिंगाड़ी 
भेडाचौर 
लहुआफसफस 

पटेरहा 
परसौनी 
कठफोर 
बाडीडोरी 
नया गांव 
अवसानी 

मंगलपुर 
मलकौली पठखौली 

नरईपुर 
डूमवलिया 
नारायणपुर 
पोखरभिण्डा 
सुखवन 
गोईति 
अमाडीह 
वासगांव 
सेवेयामुसई 
धिरौली 
डुमरी 
गरकट्टी 
विनवलिया 
महुआर ओझवलिया 

बंजरिया 
मंझरिया 

नरवल 
पोखरभिण्डा 
सेखुई 
बोरवल 
निपनिया 
पडरी 
सेरहवा 


143 


128 


144 


129 


145 


130 


146 


131 


147 


132 


148 


133 


149 


134 


150 


135 


151 


136 


152 


137 


153 


138 


154 


139 


155 


140 


156 


141 


157 


142 


158 


143 


159 


144 


160 


145 


161 


146 


162 


147 


163 


148 


164 


149 


165 


150 


166 


6 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


क्र ० सं ० 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


राजस्व थाना संख्या 


151 


167 


152 


168 


153 


169 


154 


170 


155 


171 


156 


172 


157 


173 


158 


174 


159 


175 


160 


176 


161 


177 


162 


178 


163 


179 


180 


164 
165 


181 


166 


182 


167 


183 


168 


184 


169 


185 


170 


186 


171 


187 


172 


188 


173 


189 


174 


190 


191 


175 
176 


ग्राम का नाम 

ढंढी 
पोखरभिण्डा 

तुर्की 
सेमरकोल 

झरहर 
अहिरवलिया 
विष्णुपुरवा 

पिपरा 
खिरिया 
कुम्हिया 
कैमाबांध 
सिकटिया 
भगजुआ 
मच्छरगांवा 
गुरूवलिया 
मटिअरिया 
चमवलिया 
गोपवलिया 
पिपरढाढी 

महीपुर 
बरवासानी 
बनचहरी 
धरमपुर 

बोम 
सिरिसिया 

सिरौना 
विसम्भरापुर 

हरपुर 
मेहुड़ा 
अमवलिया 

भैंसही 
देउरवा 

परसा 
खोडापरसा 
सिंगाड़ी 
वेलबा 
पिपरीया 
बडगांव 
एकडेरवा 
कोटवा 
पाकडगांव 
भतौड़ा 
छतरौल 
असुरार 
मलपुरवा 
बनकटवा 
बगहाखास 
रतनमाला 
चखनी 
रजबटीया 
खैरटवा 


227 


177 


228 


178 


229 


179 


230 


180 


231 


181 


232 


182 


233 


183 


234 


184 


235 


185 


236 


186 


237 


187 


238 


188 


239 


189 


240 


190 


241 


191 


242 


192 


243 


193 


244 


194 


245 


195 


246 


196 


247 


248 


197 
198 
199 


249 


250 


200 


251 


201 


252 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


7 


क्र ० सं ० 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


राजस्व थाना संख्या 

253 


202 


203 


259 


204 


287 


205 


288 


206 


289 


207 


290 


208 


291 


209 


292 


210 


303 


211 


304 


212 


52 


213 


52 


214 


52 


215 


52 


216 


52 


217 


52 


218 


52 


219 


52 


220 


52 


221 


52 


222 


52 


223 


52 


ग्राम का नाम 

चन्दरपुर 
सोहगीवरवा ( उ 0 ) 
सुकरौलिया 
मठियारेता 

बकवा 
मठिया अजरी 
पतिलार 
रतवल 
गोपालपुर 
भठहिया 
सौराहा 
सुगौली 
कठहवा 
पिपरासी 

रेखई 
सेमरवारी 
भैंसईया 
मुजही 
कुअरी 
नगही 
रजही 
पुनही 
कांटीटोला 
सेमरा बाजार 
सेमरा खास 
ओझवलिया 

महुआ 
घोरहवा 
सिसईलठिवा 
सोहगी वरवा 

मधुबनी 
टोलामुजा 

बलुआ 
मरचहवा 
सिसही 
मदरहवा 
चिऊरहिया 

उरदही 
भण्दरवामच्छहर 
मुसाखास 
रेवहिया 
नैनाहा 
विन्धवलिया 
रायपुरवा 
सुर्यावरवा 


224 


52 


225 


52 


226 


52 


227 


52 


228 


254 


229 


257 


230 


258 


231 


259 


232 


260 


233 


200 


234 


261 


235 


267 


236 


268 


237 


269 


238 


279 


239 


280 


240 


281 


241 


284 


242 


286 


243 


282 


244 


293 


294 


245 
246 


295 


कुल - 


246 ग्राम 


उदय कुमार सिंह, 

ईखायुक्त । 


8 

बिहार गजट ( असाधारण) , 15 सितम्बर 2020 

परिशिष्ट- ख 
पेराई सत्र 2020-21 से पेराई सत्र 2024-25 के लिए तिरूपति सुगर लिमिटेड, बगहा पश्चिमी चम्पारण के परम्परागत 

रूप से आरक्षित 49 ग्रामों की सूची । 
क्र . स . जिला का नाम 

प्रखण्ड ग्राम का नाम 

राजस्व थाना संख्या 
पश्चिमी चम्पारण 

मधुबनी 

तौलाहा 
2 

पकड़ीयहवा 
दौनाहा 


1 


263 


264 


3 


265 


4 


कठहा 


266 


5 


तमकुहवा 


268 


6 


कठार 


269 


7 


बरवा 


270 


8 


घघवा 


271 


9 


273 


10 


मुसहरी 
धनहाँ 
रामनगरी 


278 


11 


277 


12 


254 


महुअहवा 
बलडीहा 


13 


255 


14 


नरहवा 


256 


15 


भरखाकला 


283 


16 


285 


17 


पश्चिमी चम्पारण 


पिपरासी 


262 


18 


262 


19 


262 


20 


पड़री 
डुमरी 
भरपटिया 
खिचड़ियहवाटांड़ 
चनकुहवाटांड़ 
मुड़ाडीहटांड़ 
विष्णुपुरवा 
अलसहिया 
मुड़ाडीह बाजार 


262 


21 


262 


22 


262 


23 


262 


24 


262 


25 


जुलहा पट्टी 


262 


26 


घोडहवा 


262 


27 


फटकी 


262 


28 


262 


सुजनही 
लक्षनहीं 


29 


262 


30 


262 


रहमानपुर 
हलुअईयापट्टी 


31 


262 


32 


भगड़वा 


262 


33 


रामनगर 


262 


34 


262 


नवकाटोला 
मंझरिया 


35 


52 


36 


कतकी 


52 


37 


पिपरिया 


52 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


9 


क्र . स . 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


38 


गोबरहिया 


52 


39 


52 


40 


52 


41 


धुसवा रामनगर 

सितुहिया 
सिसकारी 
बरवाटोला 
नैनहा 


52 


42 


52 


43 


52 


44 


52 


बहरी स्थान 
भगहवाँ 


45 


52 


46 


52 


मोतिनाज 
भिलोरवा केरवनियाँ 


47 


52 


48 


मोनिया छापर 


52 


49 


परसौनी 


52 


कुल -49 ग्राम 


उदय कुमार सिंह, 

ईखायुक्त । 

परिशिष्ट- ग 
पेराई सत्र 2020-21 से पेराई सत्र 2024-25 के लिए तिरूपति सुगर लिमिटेड, बगहा पश्चिमी चम्पारण के परम्परागत 

रूप से आरक्षित 17 ग्रामों की सूची । 
क्र . स . जिला का नाम 

प्रखण्ड ग्राम का नाम 

राजस्व थाना संख्या 
1 पश्चिमी चम्पारण 

योगापट्टी कौलापुर 

357 
2 

भवानीपुर 

401 
3 

भवानीपुर 

402 
4 

नवलपुर 

403 
5 

हरिहरपुर 

398 
6 

सेमरी भवानीपुर 

404 
7 

सेमरी 

415 
8 

निमुईया 

417 
9 

चंद्रौल 

418 
10 

चौमुखा 

36 
11 

बड़हरवा 

44 
12 

डिही 

387 
13 

बगहा -1 मानपुर डुमरी 

316 
14 

टेसरहिया 

317 
15 

नवगांवा 

380 
16 

सिसवा टोला जयराज 

381 
17 

रूपवलिया 

389 


6 


उदय कुमार सिंह, 

ईखायुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 573-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


